निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 76) पटना, बुधवार,1931जनवरी 2010 


7 माघ 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 27 जनवरी 2010 


( सं0 पटना 76 ) 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 


21 जनवरी 2010 
सं0 1 / स्थाo(पदा०)- 05 / 09 - 629 / वि० श्री मनोरंजन दास, सेवा निवृत्त सहायक बजट नियंत्रक , वित्त 
विभाग को उनके योगदान की तिथि से एक ( 01) वर्ष की अवधि के लिए सहायक बजट नियंत्रक के पद पर संविदा 
के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

(2) नियुक्ति की अवधि में श्री दास को सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि काट 
कर शेष राशि वेतन के रूप में अनुमान्य होगा । अन्य भत्ते मूल वेतन के आधार पर परिगणित किया जायेगा । यात्रा 
भत्ता के प्रयोजनार्थ श्री दास की स्थिति वही रहेगी, जो सेवा निवृत्ति की तिथि को उन्हें अनुमान्य थी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

परशुराम मिश्र, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 76 - 571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


